: 


ANS 


AHMAva 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 वैशाख, 1940 ( श० ) 


संख्या- 476 


राँची, शुक्रवार 


4 मई , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
2 मई , 2018 


संख्या- 8/ विविध/104 / 2017/ न०वि आ०- 2319-- नगर विकास एवं आवास विभाग 
की अधिसूचना संख्या-1601 दिनांक 8 मार्च, 2017 के द्वारा सभी शहरी स्थानीय 
निकायों को आधार पंजीकरण संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं 
रहने पर Enrolment ID की अनिवार्यता के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए 
जाने का आदेश निर्गत किया गया है । 
2. भारत सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देशों के द्वारा आम नागरिकों को लोक 
प्रदायी सेवा प्रदान करने हेतु , उन लाभुकों को भी सेवाएँ प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश 
जारी किए गये हैं, जिनके पास आधार उपलब्ध नहीं है | 


___ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 4 मई , 2018 
3. तदालोक में जन्म प्रमाण पत्र हेतु आधार अथवा एनरोलमेंट आई डी की 
अनिवार्यता संबंधी नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या -1601 
दिनांक 8 मार्च, 2017 को संशोधित करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि वैकल्पिक 
पहचान पत्र के आधार पर भी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह, 
सरकार के अपर मुख्य सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 476 -- 50 


